निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


17 ज्येष्ठ 1933 ( श ) 
पटना , मंगलवार , 7 जून 2011 


( सं० पटना 271 ) 


स्वास्थ्य विभाग 


अधिसूचना 

3 जून 2011 
सं01 1 / अं0विविध -03/ 2006 ( खण्ड ) 610 (11 ) भारत - संविधान के अनुच्छेद - 309 के परन्तुक 
द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार - राज्यपाल आँफथालमिक सहायक संयुक्त संवर्ग की भर्ती 
एवं सेवा शत्तों को नियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते है : 
__ 1 . संक्षिप्त नाम , विस्तार एवं प्रारम्भ - 
(1 ) यह नियमावली बिहार ऑफथालमिक सहायक संयुक्त संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्ते ) 

नियमावली - 2011 कही जा सकेगी । 
( 2 ) इसका विस्तार राज्य सरकार के स्वास्थ्य निदेशालय एवं उसके संलग्न अस्पतालों / 

कार्यालयों तक होगा । 
(3 ) यह तुरंत के प्रभाव से प्रवृत होगी । 
2. परिभाषाएँ ।- इस नियमावली में , जबतक कोई बात विषय या संदर्भ के विरूद्ध न हो : 
(i) “ निदेशालय एवं अस्पतालों " से अभिप्रेत हैं स्वास्थ्य निदेशालय सहित राज्य के 

मेडिकल कॉलेज, प्रशिक्षण केन्द्र, केन्द्रीय चक्षु चलन्त इकाई, जिला अस्पताल , जिला 
चक्षु चलन्त इकाई, अनुमंडलीय अस्पताल, राजकीय एवं शहरी अस्पताल , रेफरल 

अस्पतालों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र । 
(ii) “ संयुक्त संवर्ग " से अभिप्रेत है निदेशालय एवं संलग्न कार्यालयों में कार्यरत 

ऑफथालमिक सहायक, ऑफथालमिक पदाधिकारी, वरीय ऑफथालमिक पदाधिकारी, 


बिहार गजट ( असाधारण ), 7 जून 2011 


मुख्य ऑफथालमिक पदाधिकारी, ट्यूटर - सह - प्रभारी ऑफथालमिक पदाधिकारी , लेक्चरर , 
सह -प्राध्यापक का संयुक्त संवर्ग । 

“ राज्य सरकार " से अभिप्रेत है बिहार सरकार । 
(iv) “ आयोग " से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग । 
(v) “नियुक्ति प्राधिकार " से अभिप्रेत है नियम - 3 के अधीन विहित प्राधिकार । 
(vi) “ श्रेणी ” से अभिप्रेत नियम - 3 के अधीन विहित श्रेणी, तथा 

_ " मेधा सूची " से अभिप्रेत है : 
( क ) स्वास्थ्य निदेशालय के द्वारा पूर्व निर्धारित योग्यता सह वरीयता सूची जो क्रमशः 

प्रथम , द्वितीय एवं तृतीय बैच के लिए बनाई गई है , 
( ख ) उसके बाद चतुर्थ बैच की योग्यता सह वरीयता सूची जो स्वास्थ्य निदेशालय द्वारा 

बनाई गई हैं ; 
( ग) उसके बाद आयोग द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों की चयन सूची । 

अध्याय - 2 : पद / श्रेणी 
3. ऑफथालमिक सहायक संयुक्त संवर्ग के पद / श्रेणी — (1 ) विभिन्न श्रेणियों के पद , उनका 
वर्गीकरण तथा नियुक्ति प्राधिकार- संवर्ग में सम्मिलित विभिन्न श्रेणी के पदों एवं उनके वर्गीकरण तथा उनके 
नियुक्ति प्राधिकार निम्नवत् अथवा समय - समय पर राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार 
होगें : 
{ A } सामान्य/ गैर शैक्षणिक 

अराजपत्रित / नियुक्ति 
क्र०सं० पदनाम 

राजपत्रित प्राधिकार 

___ 4 
ऑफथालमिक सहायक 

अराजपत्रित 

निदेशक प्रमुख 
( साधारण श्रेणी/ मूल श्रेणी ) ( 4500 - 7000 ) 

स्वास्थ्य सेवाएँ 
पुनरीक्षित (5200 - 20200 ) पी0बी0 - 1 

ग्रेड पे - 2800 
2 ऑफथालमिक पदाधिकारी 

अराजपत्रित निदेशक प्रमुख 
( प्रवर श्रेणी -Ili) (5500 - 9000 ) 

स्वास्थ्य सेवाएँ 
पुनरीक्षित (9300 - 34800 ) पी0बी0 - 2 
ग्रेड पे - 4600 
वरीय ऑफथालमिक पदाधिकारी 

राजपत्रित 

राज्यपाल 
(प्रवर श्रेणी- ii ) (6500 - 10 500 ) 
पुनरीक्षित (9300 - 34800 ) पी0बी0 - 2 
ग्रेड पे - 4800 
मुख्य ऑफथालमिक पदाधिकारी 

राजपत्रित 

राज्यपाल 
( प्रवर श्रेणी-i) ( 8000 - 13500 ) 
पुनरीक्षित (9300 - 34800 ) पी0बी0 - 2 
ग्रेड पे - 5400 


3 


बिहार गजट ( असाधारण ), 7 जून 2011 


{ B } शैक्षणिक 


अराजपत्रित 


निदेशक प्रमुख 
स्वास्थ्य सेवाएँ 


02 


राजपत्रित 


राज्यपाल 


ट्यूटर सह प्रभारी ऑफथालमिक पदाधिकारी 
(रिफेक्शन यूनिट ) (श्रेणी- iii ) 
( 5500 - 9000 ) 
पुनरीक्षित (9300- 34800 ) 
पी0बी0 - 2 ग्रेड पे - 4600 
लेक्चरर 
( श्रेणी - ii ) (6500 - 10 500 ) 
पुनरीक्षित ( 9300- 34800 ) पी0बी0 - 2 
ग्रेड पे - 4800 
एसोसिएट प्रोफेसर 
( श्रेणी - i) (8000 - 13500 ) 
| पुनरीक्षित ( 9300- 34800 ) पी0बी0 - 2 
ग्रेड पे - 5400 


03 


राजपत्रित 


राज्यपाल 


CPI 


( 2 ) विभिन्न श्रेणियों में पदों की संख्या निम्नलिखित अनुपात में होगी : 

(i) साधारण श्रेणी/ मूल श्रेणी ( 4500- 7000 ) ( 5200 - 20200 ) 53 प्रतिशत 
__ (ii ) श्रेणी - ili 

( 5 500 - 9000 ) ( 9300 - 34800 ) 25 प्रतिशत 
(iii ) श्रेणी - 1 

( 6500- 10500) (9300 - 34800 ) 20 प्रतिशत 
(iv) श्रेणी - 

( 8000 - 13500 ) (9300 - 34800 ) 02 प्रतिशत 
( 3 ) पद समूह :- संवर्ग के किसी कोटि में अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन श्रेणीवार 

आवश्यकतानुसार किया जा सकेगा । 

( 4) संवर्ग के सदस्यों का प्रशासनिक नियंत्रण : - संवर्ग के सभी श्रेणी के पदो एवं संवर्ग के 
सदस्यों पर निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं बिहार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होगें । 

(5) कार्य चालन ( ऑपरेशनल) नियंत्रण :- संवर्ग के सदस्य जिस कार्यालय में पदस्थापित होंगे , उस 
कार्यालय के प्रधान के कार्य चालन नियंत्रण के अधीन होंगे । 

__ ( 6 ) नियुक्तियाँ , पदस्थापन इत्यादि की अधिसूचना : - संवर्ग में सभी अराजपत्रित पदों की नियुक्ति , 
प्रोन्नति , पदस्थापन तथा सम्पुष्टि निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं के द्वारा कार्यालय आदेश के अधीन की 
जाएगी । राजपत्रित पदों के संदर्भ में , अधिसूचना राजपत्र में नियमानुसार निर्गत की जायेगी । 

( 7) वरीयता का नियतन :- आयोग द्वारा नियुक्ति हेतु निर्धारित मेधा सूची के आधार पर वरीयता 
सूची होगी जो पूर्व निर्धारित वरीयता सूची के ठीक नीचे होगी । 

(8 ) संपुष्टि : 
(क ) प्रथम नियुक्ति के बाद दो वर्षों की परिवीक्षा अवधि के सफलतापूर्वक पूरा करने , 

विभागीय परीक्षा उतीर्ण होने एंव कोई भी विभागीय आरोप नही होने पर सेवा संपुष्ट 
की जायेगी । 
परिवीक्षा अवधि यदि संतोषजनक ढंग से पूरा नहीं हो तब परिवीक्षा अवधि में अथवा 
परिवीक्षा अवधि पूरी होने के समय नियुक्त व्यक्ति सेवामुक्त किया जा सकेगा । 
विभागीय परीक्षा का पाठयक्रम तथा प्रक्रिया निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा पृथक 
आदेश के अधीन निर्धारित की जा सकेगी । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 7 जून 2011 


अध्याय - 3 भर्ती 
___ 4. संवर्ग के सोपान :- ऑफथालमिक सहायक का पद मूल स्तर पर होगा । बिहार संयुक्त 
प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा ऑफथालमिक सहायक चयन के उपरान्त चयनित मेडिकल कॉलेजों द्वारा दो वर्षो 
का डिप्लोमा प्रदान किया जायेगा । आयोग द्वारा विज्ञापन निकालकर आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा कर 
चयन सह मेधा सूची बनाई जाएगी और निदेशक प्रमुख , स्वास्थ्य सेवाएं को नियुक्ति हेतु अनुशंसा की 
जाएगी । 

ऑफथालमिक सहायक से उच्चतर सभी पदों की रिक्तियाँ उनके ठीक निचले पदों से प्रोन्नति द्वारा 
भरी जाएगी । प्रोन्नति के प्रस्ताव में विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा / सहमति प्राप्त की जाएगी । 

सभी शैक्षणिक पद ट्यूटर , लेक्चरर , एवं ऐसोसिएट प्रोफेसर के लिए मूल पद पर क्रमशः 8 वर्षो, 
12 वर्षों एवं 15 वर्षों का कार्य अनुभव रखने वाले ऑफथालमिक सहायकों से प्रोन्नति द्वारा भरे 
जायेगें । स्वास्थ्य विभाग द्वारा गठित प्रोन्नति समिति द्वारा प्रोन्नति पर विचार किया जायेगा । 
5. न्यूनतम आर्हता : 
(i) न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार 

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय- समय पर कोटिवार निर्धारित की जायेगी । 
( ii ) न्यूनतम शैक्षिणिक योग्यता आई0एस0सी0 /10 + 2 ( जीव विज्ञान) में उत्तीर्णता के 

साथ ऑफथालमिक सहायक का डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण । 
( iii ) प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षणर्थियों को प्रत्येक माह 500 (पाँच सौ ) रूपए की वृत्तिका 

अनुमान्य होगी जो सरकार द्वारा समय- समय पर संशोधित की जा सकेंगी । 
6 . नियुक्ति में आरक्षण : 
( क ) वास्तविक एवं संभावित रिक्तियों के अनुसार रोस्टर पंजी क्लीयर कराकर आरक्षण 

कोटिवार अधियाचना आयोग को भेजी जायेगी । 
( ख) राज्य के मेडिकल कॉलेजों से प्रशिक्षित राज्य के मूल निवासी ही नियुक्ति के 

पात्र माने जाएँगें । 
7. मेधासूची की वैधता : - आयोग द्वारा अनुशंसित मेधासूची की वैधता उम्मीदवारों की नियुक्ति 
होने तक अथवा आयोग द्वारा अनुशंसित मेधासूची की स्वास्थ्य विभाग में प्राप्ति के एक वर्ष तक जो भी 
पहले हो रहेगी । आयोग द्वारा उतने ही उम्मीदवारों की नियुक्ति की अनुशंसा की जाएगी जितने के लिए 
अधियाचना प्राप्त हुई हो । कोई प्रतीक्षा पैनल नहीं होगा । 


अध्याय- 4 प्रोन्नति 
8. साधारण श्रेणी ( मूल श्रेणी) से उच्चतर श्रेणीयों में निम्नवत् प्रोन्नतियाँ की जा सकेंगी : 
क्र०सं० 

श्रेणी 
साधारण ( मूल श्रेणी से प्रवर श्रेणी ( श्रेणी - iii ) 
( वतनमान 4500 - 7000 से वेतनमान 5500 - 9000 ) 
( पुनरीक्षित 5200 - 20200 से 9300 - 34800 ) 


प्रवर श्रेणी ( श्रेणी - iii ) से श्रेणी - li 
( वतनमान 5500 - 9000 से वेतनमान 6500 - 10500 ) 
( पुनरीक्षित 9300 - 34800 से 9300 - 34800 ) 


बिहार गजट ( असाधारण ), 7 जून 2011 


क्र०सं० 


श्रेणी 


श्रेणी - 1 से श्रेणी - i 
वितनमान 6500 - 10 500 से वेतनमान 8000 - 13500 ) 
( पुनरीक्षित 9300 - 34800 से 9300 - 34800 ) 


सदस्य 


9 . प्रोन्नति के लिए चयन का मापदंड : 
(1 ) संवर्ग के अधीन प्रोन्नति के लिए अभ्यार्थियों की उपयुक्तता का मापदंड प्रथम एवं द्वितीय 

प्रोन्नति के लिए “ वरीयता - सह - योग्यता ” का सिद्धान्त होगा, जबकि तृतीय एवं अंतिम 

प्रोन्नति के लिए मापदंड “ योग्यता - सह -वरीयता का सिद्धान्त लागू होगा । 
( 2 ) प्रोन्नति के लिए राज्य सरकार ( सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय - समय पर अर्हक 

कालवधि का पूरा होना आवश्यक होगा । 
10 . चयन की प्रक्रिया : -विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा प्रोन्नति के लिए विचार किया जाएगा , 
जिसका गठन निम्नानुसार होगा : 
( क ) श्रेणी- iii में प्रोन्नति के लिए : 
1 निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएँ 

अध्यक्ष 
2 अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग 

सदस्य 
सामान्य प्रशासन विभाग, द्वारा मनोनित 
सदस्य जो अनुसूचित जाति / जनजाति के हो 

सदस्य 
4 चक्षु परामर्शी ( राज्य सरकार द्वारा मनोनित ) 
( ख) श्रेणी -ii में प्रोन्नति के लिए : 

सचिव , स्वास्थ्य विभाग 
2 निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएँ 

सदस्य 
उप - सचिव , सामान्य प्रशासन विभाग 
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनोनित 
सदस्य जो अनुसूचित जाति / जनजाति के हो 

सदस्य 
चक्षु परामर्शी ( राज्य सरकार द्वारा मनोनित ) 
( ख ) श्रेणी - i में प्रोन्नति के लिए : 
1 अध्यक्ष / सदस्य , बिहार लोक सेवा आयोग 

सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के संयुक्त 
सचिव के निम्न स्तर के न हो 

सदस्य 
वित्त विभाग के एक प्रतिनिधि जो उप - सचिव से 
निम्न स्तर के न हो 

- सदस्य 
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनोनित 
अनुसूचित जाति / जनजाति के पदाधिकारी जो 
उप - सचिव से निम्न स्तर का न हो 

सदस्य 
निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ 

सदस्य 


अध्यक्ष 


U 


सदस्य 


सदस्य 


अध्यक्ष 


5 


बिहार गजट ( असाधारण), 7 जून 2011 


11 . निरसन एवं व्यावृति – इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व इस संवर्ग के संबंध में 
लागू सभी नियम / संकल्प / अनुदेश निरसित समझे जायेंगें । 

ऐसा निरसन के होते हुए भी निरसित नियम / संकल्प / अनुदेश के अधीन की गयी कार्रवाई या किया 
गया कार्य इस नियमावली के अधीन की गयी कार्रवाई या किया गया कार्य समझा जायेगा । 

12. शंकाओं का निराकरण — यदि इस नियमावली के किसी उपबंध के निर्वसन के संबंध में कोई 
शंका उत्पन्न हो तो उसे स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया जायेगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

बिहारी दास , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


The 3rd June 2011 
No. 11 / A . Bibidh -03 / 2006 (Khand ) 610 -( 11) — In exercise of the powers conferred by 
proviso to Article - 309 of the Constitution of India , the Governor of Bihar is pleased to make the 
following rules for regulation of recruitment and service conditions of Ophthalmic Assistants 
Joint Cadre. 


CHAPTER - I 

PRELIMINARY 
1. Short title, extent and commencement . 
(1 ) These rules may called the Bihar Ophthalmic Assistants Joint Cadre ( recruitment 

and service conditions) Rules , 2011. 
(2 ) These shall extend to Directorate of health and its attached offices of the State 

Government. 
(3 ) These shall come into force with immediate effect. 
2 . Definitions -Unless there in any thing repugnant to the Subject or Context, in these 


Rules 


(i) 


( iii) 


( iv ) 
(v ) 
(vi) 
(vii ) 


“ Directorate and Hospitals” means Directorate of health including Medical 
colleges, Training Centre, Central ophthalmic Mobile units , District hospitals , 
District Ophthalmic Mobile Units , Sub - divisional Hospitals, State and urban 
hospitals , Referral hospitals and Primary health Centre . 
“ Joint Cadre ” means the joint cadre of ophthalmic Assistants, ophthalmic 
officer, senior ophthalmic officer, chief ophthalmic officer, Tutor cum in 
charge ophthalmic officer, Lecturer, Associate professor working in the 
Directorate and attached offices. 
“ State Government” means the Government of Bihar. 
“ Commission ” means the Bihar Staff selection commission . 
“ Appointing Authority ” means the authority prescribed under rule - 3 . 
“ Grade ” means the grade prescribed under rule - 3 and 
“Merit list” means : 
(a ) The merit-cum -seniority list predetermined by the Directorate of Health , 

as prepared for first, Second and third batches respectively . 
(b ) There after the merit-cum -seniority of fourth batch as prepared by the 

Directorate of health . 
(c) There after the selection list of the candidates recommended by the 

commission. 


PER JGTC (31HTERUT), 7 Ja 2011 


CHAPTER -2 

POST /GRADE 
3 . The post/ grade of ophthalmic Assistant Joint Cadre . 
( 1) The post of different Grades, their classification and appointing authority - The 

posts of different grades in the cadre, their classification and their appointing 
authorities shall be as follows or as per the criteria determined by the State 

Government from time to time : 
(A ) General/Non - Teaching 
Sl.No . 

Appointing 
Designation Nongazetted /Gazetted 

Authority 
Ophthalmic Assistant 

Nongazetted 

Director- in Chief, 
(GeneralGrade/ Basic Grade ) 

Health Services 
( 4500 - 7000 ) 
Revised (5200 - 20200 ) 
PB - 1 Grade pay 2800 
Ophthalmic officer 

Nongazetted 

Director- in Chief, 
(Selection Grade- III) 

Health Services 
(5500 -9000) 
Revised ( 9300 - 34800 ) 
PB - 2 Grade pay 4600 
Senior ophthalmic officer 

Gazetted 

Governor 
(Grade - II) 
(6500 - 10 ,500 ) 
Revised ( 9300 - 34800 ) 
PB - 2 Grade pay 4800 
Chief Ophthalmic Officer 

Gazetted 

Governor 
(Grade - I) (8000 - 13 ,500 ) 
Revised ( 9300 - 34800 ) 
PB -2 Grade pay 5400 


| 


03 


(B ) 


Teaching 


SI.No. 


Designation 


Nongazetted / 

Gazetted 
Nongazetted 


Appointing 

Authority 
Director-in Chief, 
Health Services 


01 


Gazetted 


Governor 


Tutor - cum -incharge Ophthalmic 
officer (Refraction unit ) 
(Grade - III) (5500 - 9000 ) 
Revised ( 9300 - 34800 ) 
PB - 2 Grade pay 4600 
Lecturer (Grade - II ) 
(6500 - 10 ,500 ) 
Revised (9300 -34800 ) 
PB - 2 Grade pay 4800 
Associate Professor 
(Grade - I) ( 8000 - 13, 500 ) 
Revised ( 9300 -34800 ) 
PB - 2 Grade pay 5400 


Gazetted 


Governor 


PER JGC (3THTETPUT), 7 oC 2011 


(2 ) The number of posts in different grades shall be in the following ratio. - 

Revised Pay 
( 1) General Grade/Basic Grade (4500 -7000 ) (5200 -20200 ) - 53 % 
(II) Grade - III 

(5500 - 9000 ) (9300 - 34800 ) - 25 % 
(III) Grade- II 

(6500 - 10 ,500 ) (9300 -34800 ) - 20 % 
(IV ) Grade - I 

(8000 - 13,500 ) (9300 -34800 ) - 02 % 


(3 ) Group of posts . — The creation of grade wise additional permanent or temporary 
posts in any category of the cadre shall be made according to need . 


(b ) 


(4 ) Administrative Control over the members of the Cadre. — The posts of all grades in 
the cadre and members of the cadre shall be under the administrative control of the Directorate of 
health services , Bihar. 

(5 ) Operational Control — The members of the cadre shall be under the operational 
control of the Head of the office to which they are posted . 

(6 ) Notifications of appointments , postings etc . — The appointments, promotions, 
postings and confirmations of all the nongazetted posts in the cadre shall be made under office 
orders by the Director- in chief, health Services. In the context of gazetted posts notifications shall 
be issued in the official gazetted as per rule . 

( 7) Fixation of Seniority. — The seniority list shall be based on the merit list determined 
for appointment by commission which will be placed just below the predetermined seniority list . 
(8 ) Confirmation 
( a ) The Service shall be confirmed after first appointment and completion of 

probation period of two years, passing the departmental examination and 
not having any departmental allegations . 
The probation period if not completed satisfactorily, then even during the 
probation or at the time of completion of probation period appointee may be 

terminated from service . 
( c) The courses and procedure of departmental examination may be determined 
by the Directorate of health Services under a separate order . 

CHAPTER -3 

RECRUITMENT 
4 . Hierarchy in the cadre. — The post of ophthalmic Assistant shall be the basic level 
post. After selection of ophthalmic Assistant by Bihar combined competitive examination Two 
Years Diploma course shall be given by the selected medical colleges. After publishing an 
advertisement and completing the necessary procedures by the commission a selection -cum merit 
list shall be prepared and recommended to the Director-in chief, health services for appointment. 

The vacancies to all the posts higher to the ophthalmic Assistant shall be filled by 
promotion from the just lower posts. The recommendation / consent of Departmental promotion 
committee shall be obtained in the proposals of promotion . 

All the teaching posts shall be filled by promotion from basic post ophthalmic Assistant 
having eight, twelve & fifteen years working experience for Tutor, lecturer and Associate 
Professor respectively . Promotion shall be considered by the promotion committee constituted 
by Health Department. 


PER JIJIC (31HTERUT), 7 ja 2011 


5 . Minimum Qualification . 
(1) The minimum age shall be 18 years and the maximum age limit shall the 

same as may be determined grade wise by the State Government/General 
Administrative Department from time to time. 
The minimum educational qualification shall be I. Sc . / 10 + 2 (Biology ) 
passed and having a pass certificate of Diploma course prescribed for 

ophthalmic Assistant. 
6 . Reservation in appointments. 
(a ) After clearance of roster as per the actual and probable vacancies, reservation 

category wise requisition shall be sent to the commission . 
(b ) Only the natives of the Bihar State and passed from the medical colleges of 

Bihar shall be deemed eligible for appointment. 
7 . Validity of Merit list. — The merit list recommended by the commission shall remain 
valid till the appointment of the candidates or for a period of one year from the receipt of the 
recommendation in the department whichever is earlier. Only such numbers of the candidates 
shall be recommended by the commission as have been requisitioned . There shall not be any 
waiting panel. 

CHAPTER -4 

PROMOTION 
8 . Promotion to higher grades from the general grade (Basic grade) may be made as 
follows – 
Sl.No. 

Grade 
From general (Basic ) grade to selection grade (Grade - III ) 
( Pay scale 4500 -7000 to Pay Scale 5500 - 9000 ) 
Revised 5200 - 20200 to Pay Scale 9300 - 34800 
Selection grade (Grade - III to Grade -II) 
(Pay Scale 5500 - 9000 to Pay Scale 6500 - 10 ,500 ) 
Revised 9300 -34800 to Pay Scale 9300 -34800 
(Grade – II to Grade - I) 
(Pay Scale 6500 - 10 ,500 to Pay Scale 8000 - 13 ,500 ) 

Revised 9300 - 34800 to Pay Scale 9300 - 34800 
9. Selection criteria for promotion . 


01 


(2 ) 


( 1 ) The criteria of suitability of candidates for promotion under the cadre 

shall be the principle of “ Seniority - cum -merit” for first and second 
promotion while the third and last promotion shall be on the principle of 
“ Merit cum Seniority ” 
The completion of qualifying period (kalavadhi) for promotion 
prescribed from time to time by the State government personal and 
Administrative Reforms (General Administration ) Department shall be 

essential 
10 . Selection procedure . The proposals of promotions shall be considered by the 
departmental promotion committee which will be constituted as follows 

A . For promotion to grade- III 
1. Director- in Chief, Health services 

Chairman 
2 . Under Secretary , 
General Administration Department 

Member 


10 


PER JGC (3THTETPUT), 7 oC 2011 


3 . A member form Scheduled caster/Scheduled 

Tribes as nominated by the General 
Administration Department 

Member 
4 . Ophthalmic advisor (Nominated by the 
State Government) 

Member 
B . For promotion to grade - II 
1 . Secretary , Health Department 

Chairman 
2 . Director -in -chief, Health services 

Member 
3. Dy. Secretary , General 
Administration Department 

Member 
4 . A member form Scheduled caster/Scheduled 

Tribes as nominated by the General 
Administration Department 

Member 
5 . Ophthalmic advisor (Nominated by the 
State Government) 

Member 
For promotion to grade - I 
1. Chairman /member, Bihar Public Service 
Commission 

Chairman 
2 . A representative of General 

Administration Department 
not below the rank of joint Secretary 

Member 
3 . A representative of the Finance Department 
(Not below the rank of Dy. Secretary ) 

Member 
4 . An officer of Scheduled castes/ Scheduled 

Tribes (Not below the rank of Dy. Secretary 
nominated by the General 
Administration Department 

Member 
5 . Director- in chief, Health services 

Member 
11 . Saving and Repeal. - All the rules/resolutions/instructions applicable to the cadre 
prior to the commencement of these Rule shall deemed repealed . 

Not withstanding such repeal, action taken or any thing done under the repealed 
rules/resolutions /instructions shall deemed to be taken or done under these rules. 

12 . Remedy of Doubts. — If any doubt arises in the interpretation of any provision of 
these Rules, that shall be referred to the Health Department and its decision will be final. 

By the Order of Governor of Bihar 

BIHARI DAS 
Joint Secretary to Government. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
fagre JJC (31HTERUT ) 271- 571+ 10 - Stoctonton 

Website : http :// egazette .bih .nic.in 


